सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 फाल्गुन, 1937 ( श० ) 


संख्या 507 राँची, मंगलवार , 


15 मार्च, 20 16 ( ई० ) 


कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 

( कृषि प्रभाग 


अधिसूचना 
14 मार्च, 2 0 16 


संख्या-5 / कृ०वि०प०-16 /2007 -974 - कृ०, झारखंड कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000 
की धारा-13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की धारा 
9 की उपधारा- 4 (ii) के अधीन इसे उपबद्ध अनुसूची के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट उन शक्तियों के नामों 
को प्रकाशित करते हैं जो कृषि उत्पादन बाजार समिति, सिमडेगा के द्वितीय समिति के उपाध्यक्ष 
के रूप में निर्वाचित हुए हैं , जैसा कि अनुसूची के स्तंभ-3 एवं 4 के सामने अंकित है: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार 15 मार्च, 2016 


क्र०सं० 


नाम एवं पूरा पता 


पदनाम 


निर्वाचित | मनोनीत 

नाम-निर्देशित 


2 


निर्विरोध निर्वाचित 


उपाध्यक्ष 


| श्री भुनेश्वर साहु , 
ग्राम . सिजांग , 
पो0 - बरसलोया , 
जिला- सिमडेगा 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

मुकुन्द दास , 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 50 7 - 5 0 + 100 | 


